Weath 


11 -( 1 )- 72 


REGISTERED NO 


1 


- _ - 419 


- 


. 


- 


S 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


PETETITUT 
EXTRAORDINARY 
* II - E 3 - - I T ( 1) 
PART II - Section 3 – Sub-section (1) 

STYTT gafata 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


# o 141] 
No. 141) 


f farct, RTTT, WA 10 , 1974, 0763 20 , 1896 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 1974/JYAIŞTHA 20, 1896 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सर्व । 
Separato paping 6 given to thlo Part In order that # may bo Aled 

as a separate compilation 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

(Department of Food ) 

ORDER 

New Delhi, the 10th June, 1974 
G . S .R . 262 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential 
Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) , the Central Government hereby makes the 
following Order to amend the Foodgrains Movement Restrictions ( Exemption of 
Seeds ) Order, 1970 , namely : 

1. (1 ) This Order may be called the Foodgraing Movement Restrictions (Exemp 
tion of Seeds) Amendment Order , 1974 . 

(2 ) It shall come into force at once . 

2 . For clause 3 of the Foodgrains Movement Restrictions ( Exemption of Seeds ) 
Order, 1970 , the following clause shall be substituted , namely : 
" 3 . Exemption for certified seeds. - - Nothing contained in any Order imposing 

restrictions on the movement of foodgrains ( including seeds thereof) 
made by the Central Government or a State Government shall apply 

to the movement or transportation , by any person , of certified seeds : 
Provided that such movement or transportation takes place only in sealed 

packs, containers or bags , each such pack , container or bag containing 
not more than fifty kilograms of certified seeds." 

[ No. 4 (Genl) (7 ) / 174 -WT (I) - 121 

L . C . GUPTA , Jt . Secy. 
( 1213) 


1214 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC. 30 ] 


कृषि मंत्रालय 
( लाध विभाग ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 10 जून , 1974 
सा०का० नि० 262 ( अ ). - - यावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार खाद्यान संचालन निर्बन्धन 
( बीजों को छट ) आदेश , 1970 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् : - -- 
___ 1. ( 1 ) इस आदेश का नाम खाद्यान्न संचालन निर्बन्धन (बीजों को छूट ) संशोधन प्रादेश, 
1974 है । 

( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 
2. खाद्यान्न संचालन निर्बन्धन ( बीजों को छूट ) आदेश , 1970 के खण्ड 3 के स्थान 
पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा , अर्थात् :- - 
" 3. प्रमाणित बीजों के लिए छूट - खाद्यान ( उनके बीजों सहित ) के संचालन 

पर निर्बन्धन अधिरोपित करने वाले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा 
किए गए किसी प्रादेश में की कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बीजों के संचालन 

या परिवहन को लागू नहीं होगी : 
परन्तु यह तब जब कि ऐमा संचालन या परिवहन केवल सील बन्द पैकेजों , प्राधानों या थैलों 

में किया जाता है और ऐसे प्रत्येक पैकेज , माधान या थैले में प्रमाणित बीजों का 
पचास किलोग्राम से अधिक नहीं होगा । " 


[सं० 4( जनरल ) ( 7)/ 74 -उबल्यू० टी० ( आई) - 12] 

एल० सी० गुप्ता , संयुक्त सचिव । 


PRINTED BY VE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974 


